रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jiitd = राज्जपतनत्र 
Che Gazette of Jndia 


Ot. cH. -WH. Wa. -31.-23102023-249631 
CG-MH-E-23102023-249631 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग Wi—ave 4 
PART I1J—Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 721) नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2023/आशिवन 28, 1945 
No. 721] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अधिसूचना 
मुम्बई, 20 अक्तूबर, 2023 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 


सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/156.--बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 
(1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, Vag भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 
बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌:- 


1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा 
जा सकेगा | 


2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे | 
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में,- 
1. अनुसूची में दी हुई सारणी में, 
1.  पंक्ति-3 में, कॉलम-3 में दिए हुए प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान आ जाएंगे, अर्थात्‌,- 
“ग्रेड डी, ई एवं एफ के लिए अधिकतम आयु क्रमश: 45, 48 एवं 52 वर्ष 
सामान्य धारा के अधिकारियों के लिए - 


6722 GI/2023 (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय (शिक्षा-शाखा) में मास्टर की 
उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा" (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो) / विधि में स्नातक की 
उपाधि / इंजीनियर्रिंग में स्नातक की उपाधि या चार्टर्ड अकाउंटेंट / चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट / 
कंपनी सेक्रेटरी / कॉस्ट अकाउंटेंट | 


*[जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त मास्टर की उपाधि (संबंधित विषय में) के 
समकक्ष हो] | 


विधिक धारा के अधिकारियों के लिए - 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि | 
अनुसंधान धारा के अधिकारियों के लिए - 


अर्थशास्त्र / वाणिज्य (कॉमर्स) / व्यवसाय प्रबंधन (बिजनस एड्रिनिस्ट्रेशन) / अर्थमिति 
(इकोनोमैट्रिक्स) / क़्ॉन्टिटेटिव इकनॉमिक्स / वित्तीय अर्थशास्त्र / गणितीय अर्थशास्त्र / 
व्यावसायिक अर्थशास्त्र / कृषि अर्थशास्त्र / औद्योगिक अर्थशास्त्र / बिजनस एनालिटिक्स में मास्टर 
की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा" (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो); या 

वित्त / क्लॉन्टिटिटिव फाइनेंस / गणितीय वित्त / क्लॉन्टिटेटिव टेक्नीक्स / अंतरराष्ट्रीय वित्त / व्यवसाय 
वित्त (बिजनस फाइनेंस) / अंतरराष्ट्रीय और व्यापार वित्त / प्रोजेक्ट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस / 
कृषि व्यवसाय वित्त में मास्टर की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा" (जिसकी अवधि कम से कम दो 
वर्षों की हो); या 

सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / सांखियकी एवं इन्फॉर्मेटिक्स / अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एवं 
इन्फॉर्मेटिक्स / डाटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग / बिग डाटा एनालिटिक्स 
में मास्टर की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा" (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो); या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से गणित में मास्टर की उपाधि और सांख्यिकी या 
संबधित विषयों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा । 

*[जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त मास्टर की उपाधि (संबंधित विषय में) के 
समकक्ष हो] | 


सूचना प्रौद्योगिकी धारा के अधिकारियों के लिए - 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग में स्नातक की 
उपाधि या कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) में 
स्नातकोत्तर योग्यता (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो) के साथ किसी भी विषय में 
स्नातक की उपाधि | 


इंजीनियरिंग धारा के अधिकारियों के लिए - 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या 
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि । 


राजभाषा धारा के अधिकारियों के लिए - 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी / 
हिन्दी अनुवाद में मास्टर की उपाधि; या स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय के साथ संस्कृत / अंग्रेजी / 
अर्थशास्त्र / वाणिज्य में मास्टर की उपाधि; या अंग्रेजी और हिन्दी / हिन्दी अनुवाद दोनों में मास्टर 
की उपाधि ।” 

पंक्ति-4 में, कॉलम-3 में दिए हुए प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान आ जाएंगे, अर्थात्‌,- 
“ग्रेड ए, बी एवं सी के लिए अधिकतम आयु क्रमश: 30, 30 एवं 35 वर्ष 

सामान्य धारा के अधिकारियों के लिए - 


[भाग ave 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय (शिक्षा-शाखा) में मास्टर की 
उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा" (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो) / विधि में स्नातक की 
उपाधि / इंजीनियर्रिंग में स्नातक की उपाधि या चार्टर्ड अकाउंटेंट / चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट / 
कंपनी सेक्रेटरी / कॉस्ट अकाउंटेंट | 


*[जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त मास्टर की उपाधि (संबंधित विषय में) के 
समकक्ष हो] | 


विधिक धारा के अधिकारियों के लिए - 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि | 


विधिक धारा के ग्रेड ‘wh अधिकारियों के लिए - विधिक धारा हेतु निर्धारित की गई योग्यता के 
अलावा, जिसके पास योग्यता हासिल करने के पश्चात्‌ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 
25) के तहत नाम दर्ज करवाने के बाद एक अधिवक्ता (जिसमें किसी अधिवक्ता के या सॉलिसिटर 
के कार्यालय में या लॉ फर्म में एक सहयोगी के तौर पर कार्य करना भी शामिल है) के तौर पर दो 
वर्षों का अनुभव होगा, उसे वरीयता दी जाएगी | 

अनुसंधान धारा के अधिकारियों के लिए - 

अर्थशास्त्र / वाणिज्य (कॉमर्स) / व्यवसाय प्रबंधन (बिजनस एड्रिनिस्ट्रेशन) / अर्थमिति 
(इकोनोमैट्रिक्स) / क़्वॉन्टिटेटिव इकनॉमिक्स / वित्तीय अर्थशास्त्र / गणितीय अर्थशास्त्र / 


व्यावसायिक अर्थशास्त्र / कृषि अर्थशास्त्र / औद्योगिक अर्थशास्त्र / बिजनस एनालिटिक्स में मास्टर 
की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा' (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो); या 


वित्त / क्लॉन्टिटिटिव फाइनेंस / गणितीय वित्त / क्लॉन्टिटेटिव टेक्नीक्स / अंतरराष्ट्रीय वित्त / व्यवसाय 
वित्त (बिजनस फाइनेंस) / अंतरराष्ट्रीय और व्यापार वित्त / प्रोजेक्ट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस / 
कृषि व्यवसाय वित्त में मास्टर की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा" (जिसकी अवधि कम से कम दो 
वर्षों की हो); या 

सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / सांखियकी एवं इन्फॉर्मेटिक्स / अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एवं 
इन्फॉर्मेटिक्स / डाटा साइंस / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग / बिग डाटा एनालिटिक्स 
में मास्टर की उपाधि / स्नातकोत्तर डिप्लोमा" (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो); या 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से गणित में मास्टर की उपाधि और सांख्यिकी या 
संबधित विषयों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा | 


*[जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त मास्टर की उपाधि (संबंधित विषय में) के 
समकक्ष हो] | 

सूचना प्रौद्योगिकी धारा के अधिकारियों के लिए - 

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग में स्नातक की 
उपाधि या कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) में 
स्नातकोत्तर योग्यता (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्षों की हो) के साथ किसी भी विषय में 
स्नातक की उपाधि | 


इंजीनियरिंग धारा के अधिकारियों के लिए - 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या 
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि । 


उन सिविल इंजीनियरों को वरीयता दी जाएगी, जिनके पास - () कार्यालय और रिहायशी 
संपत्तियों/कॉलोनियों के रखरखाव का अनुभव हो। (1) निर्माण-कार्य का व्यापक अनुभव हो तथा 
पीईआरटी / सीपीएम तकनीकों का ज्ञान हो । (iii) सीएएम / सीएडी / एमएस प्रोजेक्ट में 
स्ट्रक्चरल डिजाइन में कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान हो या प्राइमावेरा की मदद से विशेष 
मामलों में निविदाओं (टेंडर) का आकलन करने एवं उनका विश्लेषण करने का अनुभव हो । (iv) 
स्ट्रक्चरल रीहैबिलिटैशन संबंधी कार्यों का ज्ञान हो । (५) निर्माण-कार्य एवं परियोजना प्रबंधन 
(प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) का अनुभव हो । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


are टिप्पण : 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 
को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे | 


ये विनियम तत्पश्चात्‌ - 


1. 


(क) 


(ख) 


(ग) 


उन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को वरीयता दी जाएगी, जिनके पास - (i) इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों (जैसे 
- सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम, एड्रेसेबल सिक्‍यूरिटी अलॉर्म और फायर अलॉर्म सिस्टम, 
ईपीएबीएक्स, यूपीएस सिस्टम, आदि) की कार्यप्रणाली का ज्ञान हो (ii) लिफ्ट, पंप, 
वातानुकूलित संयंत्र (एयर-कंडिशनिंग प्लांट), आदि के रखरखाव का अनुभव हो | (1) निर्माण- 
कार्य का व्यापक अनुभव हो तथा पीईआरटी / सीपीएम तकनीकों का ज्ञान हो । 
राजभाषा धारा के अधिकारियों के लिए - 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी / 
हिन्दी अनुवाद में मास्टर की उपाधि; या स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय के साथ संस्कृत / अंग्रेजी / 
अर्थशास्त्र / वाणिज्य में मास्टर की उपाधि; या अंग्रेजी और हिन्दी / हिन्दी अनुवाद दोनों में मास्टर 
की उपाधि | 
ग्रेड 'सी' के अधिकारियों के लिए योग्यता हासिल करने के बाद संबंधित क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित 
संस्था में कम से कम चार वर्षों का अनुभव - उन्हें वरीयता दी जाएगी जिन्होंने वित्तीय सेवाओं के 
क्षेत्र में, स्टॉक एक्सचेंजों में और अन्य स्व-विनियामक संगठनों में एक अधिकारी के तौर पर कार्य 
किया हो या एक अधिवक्ता (एडवोकेट) के तौर पर कार्य किया हो या उन्हें ऐसा ही कोई अनुभव 
a 
बबीता WAS, कार्यपालक निदेशक 
[विज्ञापन-ा/4/असा./503/2023-24] 


23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 
2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा 

25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, 
का.आ. सं. 623(अ), द्वारा 

11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, 
फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा 

14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 
2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983 द्वारा 

12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) 
विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा 

10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 
2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/26/31671, द्वारा 

2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, 
अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/03/5290, द्वारा 

19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) 
विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा 

8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 
2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2013-2014/27/6721, द्वारा 

26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 
2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा 

21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 
2015, अधिसूचना सं. सेबी/एन.आर.ओ/ओ.आई.ए.ई./जी.एन.2015-16/002, द्वारा 


[भाग ता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


(2) 


(3) 


(2) 


(ण) 


(त) 


(थ) 


30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 
2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा 


15 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) 
विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024, द्वारा 

27 अप्रैल 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017, 
अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/001, द्वारा 

17 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 
2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/002 द्वारा 

13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) 
विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/010, द्वारा 

27 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018, 
अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/09, द्वारा 

31 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 
2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/18, द्वारा 

13 अगस्त 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) 
विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/29, द्वारा 

8 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2019, 
अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/15, द्वारा 

5 अगस्त 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020, 
अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/26, द्वारा 

24 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 
2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/65, द्वारा 

22 जून 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 
2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/87, द्वारा 

30 दिसम्बर 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) 
विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/111, द्वारा 


15 मई 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2023, 
अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/129, द्वारा संशोधित हुए थे । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 
NOTIFICATION 
Mumbai, the 20th October, 2023 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES’ SERVICE) (SECOND 


AMENDMENT) REGULATIONS, 2023 


No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/156.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities 
and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further 


amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely: - 


1. 


These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second 


Amendment) Regulations, 2023. 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001— 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


L In the Table of the Schedule, 
i. in row 3, the provisions in column 3 may be substituted with the following, namely,— 
“Upper age of 45, 48 and 52 years for Grade D, E and F respectively. 
For officers in the General Stream — 


Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in any discipline/ 
Bachelor’s Degree in Law/ Bachelor’s Degree in Engineering from a recognized University/ 
Institute or Chartered Accountant/ Chartered Financial Analyst/ Company Secretary/ Cost 
Accountant. 


*(Equivalent to a Master’s Degree in that discipline as recognized by the Association of Indian 
Universities). 


For officers in the Legal Stream — 
Bachelor’s Degree in Law from a recognized University/ Institute. 
For officers in the Research Stream — 


Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Economics/ 
Commerce/ Business Administration/ Econometrics/ Quantitative Economics/ Financial Economics / 
Mathematical Economics/ Business Economics/ Agricultural Economics/ Industrial Economics/ 
Business Analytics; or 


Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Finance/ Quantitative 
Finance/ Mathematical Finance/ Quantitative Techniques/ International Finance/ Business Finance/ 
International and Trade Finance/ Project and Infrastructure Finance/ Agri. Business Finance; or 


Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Statistics/ 
Mathematical Statistics/ Statistics & Informatics/ Applied Statistics & Informatics/ Data Science/ 
Artificial Intelligence/ Machine Learning/ Big Data Analytics; or 


Master's Degree in Mathematics and one year post graduate diploma in Statistics or related subjects 
from a recognized University/ Institute. 


*(Recognized equivalent to a Master’s Degree in that discipline by Association of Indian 
Universities). 


For officers in the Information Technology Stream — 


Bachelor’s Degree in Engineering in any branch or Bachelor’s Degree in any discipline with a post 
graduate qualification (minimum two years’ duration) in computer science/ computer application/ 
information technology from a recognized University / Institute. 


For officers in the Engineering Stream — 


Bachelor’s Degree in Civil Engineering or Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from a 
recognized University / Institute. 


For officers in the Official Language (Rajbhasha) Stream — 


Master’s Degree in Hindi/ Hindi Translation with English as a subject at the Bachelor’s Degree 
level; or Master’s Degree in Sanskrit/ English/ Economics/ Commerce with Hindi as a subject at 
Bachelor’s Degree level; or Master's Degree in both English and Hindi/ Hindi Translation from a 
recognized University/ Institute.” 


ii. in row 4, the provisions in column 3 may be substituted with the following, namely,— 
“Upper age of 30, 30 and 35 years for Grade A, B and C respectively. 
For officers in the General Stream — 


Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in any discipline/ 
Bachelor’s Degree in Law/ Bachelor’s Degree in Engineering from a recognized University/ 
Institute or Chartered Accountant/ Chartered Financial Analyst/ Company Secretary/ Cost 
Accountant. 


*(Equivalent to a Master’s Degree in that discipline as recognized by the Association of Indian 
Universities). 


For officers in the Legal Stream — 


[भागवता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


Bachelor’s Degree in Law from a recognized University/ Institute. 


For officers in the Legal Stream in Grade ‘A’ — In addition to the qualification specified for the 
Legal Stream, two years’ post qualification experience as an Advocate (including as an associate in 
an Advocate’s or Solicitor’s Office or Law Firm) after being enrolled under the Advocates Act, 1961 
(25 of 1961) shall be a desirable qualification. 


For officers in the Research Stream — 


Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Economics/ 
Commerce/ Business Administration/ Econometrics/ Quantitative Economics/ Financial Economics / 
Mathematical Economics/ Business Economics/ Agricultural Economics/ Industrial Economics/ 
Business Analytics; or 


Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Finance/ Quantitative 
Finance/ Mathematical Finance/ Quantitative Techniques/ International Finance/ Business Finance/ 
International and Trade Finance/ Project and Infrastructure Finance/ Agri. Business Finance; or 


Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Statistics/ 
Mathematical Statistics/ Statistics & Informatics/ Applied Statistics & Informatics/ Data Science/ 
Artificial Intelligence/ Machine Learning/ Big Data Analytics; or 


Master's Degree in Mathematics and one year post graduate diploma in Statistics or related subjects 
from a recognized University / Institute. 


*(Recognized equivalent to a Master’s Degree in that discipline by Association of Indian 
Universities). 


For officers in the Information Technology Stream — 


Bachelor’s Degree in Engineering in any branch or Bachelor’s Degree in any discipline with a post 
graduate qualification (minimum two years’ duration) in computer science/ computer application/ 
information technology from a recognized University / Institute. 


For officers in the Engineering Stream — 


Bachelor’s Degree in Civil Engineering or Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from a 
recognized University/ Institute. 


Desirable Experience for Civil Engineers — (i) Experience in maintenance of Office and Residential 
properties/ colonies. (ii) Experience of administering construction projects in all its aspects and 
knowledge of PERT/ CPM techniques. (iii) Working knowledge of Computer in Structural Design in 
CAM/ CAD/ MS Project or Primavera evaluation and analyzing of tenders with special references. 
(iv) Working knowledge in structural rehabilitation works. (v) Experience in Construction and 
Project Management. 


Desirable Experience for Electrical Engineers — (i) Working knowledge of electronic systems like 
CCTV surveillance systems, Addressable Security Alarm and Fire Alarm systems, EPABX, UPS 
system, etc. (ii) Experience in maintenance of lifts, pumps, air-conditioning plants, etc. (1) 
Experience of administering construction projects in all its aspects and knowledge of PERT/CPM 
techniques. 


For officers in the Official Language (Rajbhasha) Stream — 


Master’s Degree in Hindi/ Hindi Translation with English as a subject at the Bachelor’s Degree 
level; or Master’s Degree in Sanskrit/ English/ Economics/ Commerce with Hindi as a subject at 
Bachelor’s Degree level; or Master's Degree in both English and Hindi/ Hindi Translation from a 
recognized University / Institute. 


Minimum four years’ post Qualification experience for Grade C in the applicable field as an 
advocate or as an officer in reputed Institution preferably in the area of financial services, stock 
exchanges and other self-regulatory organizations or any such similar experience.” 


BABITHA RAYUDU, Executive Director 
[ADVT.-III/4/Exty./503/2023-24] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


Footnotes: 


1. The Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) Regulations, 2001, were published in 
the Gazette of India on 6" September, 2001 vide S.O. No. 857(E). 


2. They were subsequently amended — 


(a) 


(b) 


(h) 


(k) 


(p) 


(q) 


(r) 


(s) 


(0) 


(u) 


(v) 


On 237 December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003. 


On 25" May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623 (E). 


On 11" April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.1 1/LC/GN/2006/2143. 


On 14" January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LADNRO/GN/2009-10/28/190983. 


On 127 October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954. 


On 10% October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/201 1-12/26/31671. 


On 2™ May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LADNRO/GN/2012-13/03/5290. 


On 19" November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429. 


On 8" October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) 
(Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LADNRO/GN/2013-14/27/6721. 


On 26" February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) 
(Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366. 


On 21* April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second 
Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBINRO/OIAE/GN/2015-16/002. 


On 30% November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) 
(Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016. 


On 15" December, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/024. 


On 27" April, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) 
(Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/001. 


On 17" May, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second 
Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/002. 


On 137 July, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees’ Service) (Third 
Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/010. 


On 27" April, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) 
(Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/09. 


On 31* May, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second 
Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18. 


On 13 August, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third 
Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/29. 


On 87 May 2019 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) 
Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/15. 


On 57 August, 2020 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) 
(Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/26. 


On 247 January, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) 
(Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2022/65. 


(aT WI—ave 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 


On 22™ June, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second 


(w) 
Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/87. 

(x) On 307 December, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third 
Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/111. 

(y) On 15" May, 2023 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) 


(Amendment) Regulations, 2023 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/129. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 


4 SARVESH KUMAR, 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.  Stvastava 


